रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D.L.- 33004/ 99 


FIFA 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 11072020-220477 

CG- DIL - E - 11072020-220477 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II-खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2034] 
No.2034 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 2020/ आषाढ़ 20, 1942 
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11 , 2020/ASHADHA 20 , 1942 


गृह मंत्रालय 


(सीटीसीआर प्रभाग) 


, 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020 
का.आ. 2306 ( अ). केंद्रीय सरकार ने , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उप-धारा ( 8 ) 
के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कानून द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय, अपीलीय 
न्यायालय अथवा पुनरीक्षण सम्बन्धी न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मामलों के संचालन के 
लिए, श्री गॉन कोटेश्वर राव की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया था जो दिनांक 25 मई, 
2015 के का.आ. 1390( अ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II, खंड-3, उप- खंड (ii ) में प्रकाशित हुआ था ; 

और जबकि , श्री गॉन कोटेश्वर राव के त्यागपत्र के प्राप्त होने के बाद , केन्द्रीय सरकार ने श्री गॉन कोटेश्वर राव 
की नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय किया है ; 

अत :, अब केन्द्रीय सरकार श्री गॉन कोटेश्वर राव की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को तत्काल 
प्रभाव से रद्द करती है । 

[ फा . सं .11011/ 40/ 2019/ एनआईए 

आशुतोष अग्निहोत्री , संयुक्त सचिव 


, 


3087GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(CTCR DIVISION ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th July , 2020 
S.O. 2306 (E ).— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 15 of the 
National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub - section (8 ) of section 24 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government had notified Shri Gone Koteshwar Rao , 
as Special Public Prosecutor , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section 3 , Sub 
section ( ii ), vide number S.O. 1390 ( E ), dated the 25th May , 2015 for conducting the cases instituted by the 
National Investigation Agency in the trial courts , appeals, revisions or other matters arising out of the case 
in revisional or appellate courts established by law in the States of Andhra Pradesh and Telangana ; 

And whereas, after receiving resignation of Shri Gone Koteshwar Rao , the Central Government 
has decided to discontinue the appointment of Shri Gone Koteshwar Rao ; 

Now , therefore, the Central Government terminates the appointment of Shri Gone Koteshwar Rao , 
as Special Public Prosecutor with immediate effect. 

[ F. No. 11011 /40 / 2019 /NIA ] 


ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . KUMER CHAND by KUMER 


MEENA 


Date : 2020.07.11 17:23:17 
+ OS 30 


